. रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L .-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग । - खण्ड 1 
PARTI - Section ] 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 1011 
No. 1011 


नई दिल्ली , मंगलवार , मई 23 , 2006 / ज्येष्ठ 2 , 1928 
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23 , 2006 /JYAISTHA 2 , 1928 


- 


- 


- 


- 


+ 


4 


सदस्य 


............................ 


सदस्य 


.. 


...... 


सदस्य 


... 


.. 


...:-- 


युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 23 मई, 2006 
सं. एफ. 70 - 31 / 2005 - खेल - II . - राष्ट्रमण्डल खेल , 
2010 , के लिए शीर्ष समिति के गठन के सबध में मत्रालय को दिनांक 
4 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं . एफ 70 - 28/ 2005 - खेल - 2 के 
अनुसरण में , सरकार निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए 
राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के लिए शीर्ष समिति का सहर्ष पुर्नगठन 
करती है : -- 
1. श्री मणि शंकर अय्यर 

अध्यक्ष 
पंचायती राज और युवक कार्यक्रम 

और खेल मंत्री 
2. श्री राम निवास मिर्धा 

सदस्य 
___ पूर्व केन्द्रीय मंत्री 
3. श्री किरण कार्णिक 

अध्यक्ष, नासकोम 
4. डॉ . पी . शिवांती आदित्यन 

सदस्य 
अध्यक्ष, भारतीय वालीबाल परिसंघ 

( पुष्टि पर निर्भर ) 
5. श्री के. वी. कामथ 

सदस्य 
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक , आई. सी . आई. सी . आई. 
6. श्री एस. शंकर मेनन 

सदस्य 
भूतपूर्व अपर मुख्य सचिव , महाराष्ट्र 
7. प्रो . दीपक नय्यर 

भूतपूर्व कुलपति , दिल्ली विश्वविद्यालय 


8. श्री वी. के. शुंगलु 

सदस्य 
भूतपूर्व, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 
9. श्री के. टी . एस. तुलसी 

सदस्य 
वरिष्ठ एडवोकेट , रुपनतम न्यायालय 
10 श्री शिव नादार 

अध्यक्ष, एच. सी. एल. टैक्नोलोजीज 
11. श्री प्रकाश नारायण 

भूतपूर्व, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड 
12. श्री वी. एस. ऐलावादी 

भूतपूर्व अध्यक्ष , हरियाणा विद्युत विनियमन 
आयोग तथा वर्तमान में वरिष्ठ एडवोकेट 

( पी. पी. एस. सी. ) 
13. डॉ . एस. वाई. कुरैशी 

संयोजक एवं 
सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल सदस्य - सचिव 
2. समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विषय होंगे 
( क ) समिति के पास राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 की निगरानी तथा 

समन्वय की प्रत्यादेश शक्तियों एवं दायित्व होगा । 
( ख ) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आयोजन से संबंधित अन्य समितियों 

के कार्यवृत्त आवधिक रूप से शीर्ष समिति को उसकी सूचनार्थ 

प्रस्तुत किए जाएंगे। 
( ग ) शीर्ष समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी 

सूचना मंगवाएं जो वह उचित समझे तथा ऐसा मार्गदर्शन प्रदान 
करें जो जरूरी हो । 

एस. कृष्णन, संयुक्त सचिव 


----- 


सदस्य 


--.. 


.-.comc..-. .-n. 


..... 


सदस्य 


1543 (Gl/ 2006 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 


SEC. 1] 


Member 


Member 


. 


MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd May , 2006 
No. 6 . 70 - 31/2005- SP - [1. - In supersession of this 
Ministry s Notification No . F . 70 - 28 /2005 -SP- II dated 4th 
March , 2005 regarding constitution of an Apex Committee 
for the 2010 Commonwealth Games, the Government is 
pleased to feconstitute the Apex Committee for the Com 
monwealth Games, 2010 , comprising the following: 
1. Shri Mani Shankar Aiyar 

Chairman 
Minister for PanchayatiRaj 

and Youth Affairs & Sports 
2 . Shri Ram Niwas Mirdha 

Member 
Forner Union Minister 
3. Shri Kiran Karnik 

Member 
President, NASSCOM 
4 . Dr. P . Sivanthi Adityan 

Member 
President, Volleyball Federation 

of India (Subject to confirmation ) 
5. Shri K . V . Kamath 

Member 
Chairman and MD , ICICI 


8. Shri V . K . Shunglu 

Member 
Former Comptroller and 

Auditor General of India 
9. Shri K3T. S. Tulsi 

SeniortAdvocate, Supreme Court 
10. Shri Shiv Nadar . 

Chairman ,HCL Technologies 
II . Shri Prakash Narain 

Member 
Former Chairman , Railway Board 
12. Shri V . S . Ailawadia 

Member 
Former Chairman , Haryana Electricity 
Regulation Commission and presently 

Senior Advocate ( TTSC ) 
13 . Dr. S . Y . Quraishi, 

Convenor 
Secretary, 

& Member 
Youth Aftairs & Sports 

Secretary 
2. The terms ofreference of the Committee shall be as 

under : 
(a) The Committee will have the over- riding power and 

responsibility for overseeing and coordinating the 

Commonwealth Games, 2010 . 
(b ) The Minutes of all the other Committees related to 

the conduct of Commonwealth Games, 2010 shall be 
suonitted to the Apex Comice periviivally for its 

information . 
(c) The Chairman ofthe Apex Committee will have the 

power to call for such information which he deems fit 
and to give such guidance that may be required . 

S. KRISHNAN , Jt. Secy. 


Member 


6 . Shri S . Sliankar Menon . 

Former Addl. Chief Secretary , 
Maharashtra 


Member 


7. Prof.Deepak Nayyar 

Former Vice Chancellor , 
DelhiUniversity 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by thic Controller of Publications , Delhi -110054 . 


